निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 353 ) 


17 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 8 मार्च 2019 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचना 

7 मार्च 2019 
संo IV / एम - 1 - 3 / 2019 - 812 अनु० - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेख के निबंधन पर निबंधन फीस 
तालिका के अनुच्छेद संख्या - I के अधीन भुगतेय फीस की तुरत के प्रभाव से छूट देते है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 

सरकार के अपर मुख्य सचिव । 

7 मार्च 2019 
सं0 IV / एम -1-3 / 2019- 812 अनु० उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंगेजी अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 
(3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ आमिर सुबहानी , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 मार्च 2019 


The 7th March 2019 
___ S . O . No .-IV/ M1 - 1 - 3/ 2019 - 812 अनु० - In exercise of the powers conferred by section- 78 of 
the Registration Act. 1908 the Governor of Bihar is pleased to exempt the fee payable on registration 
of the partition deed of the Inherited / family Property under the Article No.- I of the table of fees with 
immediate effect. 

By the Order of the Governor of Bihar, 

AMIR SUBHANI, 
Add . Chief Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 353- 571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


